रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33001/ 97 


REGISTERED NO . D . L. - 33001 / 97 


मयमेवमा 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 20 ] 
No. 20] 


मा पिस्ती, शनिवार, अक्तबर 25, 1097/ कार्तिक 3, 1911 
NEW DELHI , SATURDAY , OCTOBER 25, 1997 / KARTIKA 3, 1919 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसर कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 
-- -- - - - - - - - - - - - - - - 

भाग II -बग 
PART II - Section 4 


-- - - 


- - - - - - 


ran मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांभिक नियम बार बाद 
Stalytory Rules and Orders issued by the Ministry of Tictt tite 


के माध्यम से उक्त साठवें दिन से पहले प्राप्त होने वाले आक्षेपों 
या सूझावों पर विचार करेगी । 


प्रारूप नियम 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - - ( 1 ) इन नियमों का 
संक्षिप्त नाम कामठी छावनी ( वाई का विभाजन ) नियम , 
1997 है । 


( 2 ) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे । 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली , 9 अक्तूबर , 1997 
का . नि . पा . 166 .-- - कामठी छावनी में निर्वाचन कराने 
और प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों के 
की संख्या अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए उक्त छाबनी 
के बामों में विभाजन का विनियमन करने के लिए , कतिपय नियमों 
का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार छावनी अधि 
नियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 31 के खण्ड ( क ) 

और ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत 
सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का . नि . प्रा . मं . 
226 तारीख 11 सितम्बर, 1976 के माथ प्रकाशित कामठी 
छावनी (वार्यो का विभाजन ) नियम , 1976 को अधिकान्त 
करते हुए , बनाना चाहती है , को उक्त धाग की अपेक्षानमा र 
ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए , जिनके इसमे प्रभा 
वित होने की सम्भावना है, प्रकाशित करती है और यह 
सूचना दी जाती है कि केन्द्रीय मरकार , इम प्रारूप पर इसे 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से या 
उसके पश्चात विचार करेगी । 

केन्द्रीय सरकार उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति 
से मुख्य जनरल ममादेशक अधिकारी, दक्षिणी कमान, पुणे 
2575 51/ 97 --1 

( 167 ) 


2. छावनी का वार्डों में विभाजन : - - छावनी बोर्ड कामटी 
में निर्वाचन कराने के प्रयोजन के लिए, छावनी का निम्न 
लिखित वार्डों में विभाजन किया जाएगा , अर्थात् :-- - 


वार्ड सं . 1 
वार्ड स . 2 
वार्ड सं . 3 
वार्ड सं . 4 
वार्ड सं . 5 
वाई सं . 6 


168 
- - - - - - 


- - 


- - - .. . 


- 


- 


- 


. 


- - .. - 


. - . 


- - - - - . . 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 25 , 1997 / KARTIKA 3 , 1919 [ PART II . SEC. 4 ] 
--- - - - - - - - 

- - -- - - -- - - ---- -- - - - --- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - --- - - - - - - ---- -- - - - - - -- - - ---- -- - - 
वार्डों की सीमाएं :-- -नियम 2 में वर्णित प्रत्येक वार्ड की 

वार्ड सं0 2 : इस वार्ड की सीमा काली माता मन्दिर 
सीमाएं ये होंगी जो इन नियमों से उपबर अनुसूची में के निकट गोरा बाजार मुख्य सड़क और रेतघाट रोड के 
विनिर्दिष्ट है । 

जंक्शन से प्रारंभ होती है और गोरा बाजार मुख्य रोड 
4. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या : 

दक्षिणी किनारे के साथ-साथ चलती हुई पुराने मुत्तन 
प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 

स्टाल तक जाती है तथा गोरा बाजार क्रास गेड की वाहिनी 
नीचे विनिर्दिष्ट की गई है : - - 

मोर मुड़ती है । उसके बाद माल रोड तक गोरा बाजार 
वार्ड सं . निर्वाचित किए आने वाले सदस्य 

कास रोड के दाहिने किनारे से साथ -साथ चलती है और 

माल रोड पार करती है तथा गौह रोड के दाहिने किनारे 
वार्ड सं . 1 

के साथ -साथ पलती हुई बंगला सं . 21 की सीमा को 
वार्ड सं . 2 

पार करती हुई (सर्वे सं . 89 ) छिदवाडा रोड पार करती 
वार्ड सं . 3 

है । इस वार्ड की सीमा छिंदवाडा रोड के उसरी किनारे 
वार्ड सं . 4 

( दाहिने किनारे ) के साथ -साय से पश्चिमी मैगजीन रोग 

और छिंदवाडा रोड के जंक्शन तक पश्चिम की ओर चलती है । 
वार्ड सं . 

इस विन्द से इस वार्ड की सीमा सर्वे सं . 51 तक दक्षिण की ओर 
वार्ड सं . 6 

( मनुसूचित जाति के 

. चलती है इस बिन्दु से इस वार्ड की सीमा रेखा सर्वे सं० 41 
प्रत्याशियों के लिए 

के दक्षिणी अन्त तक पश्चिम की ओर चलती है । मन इस 
मारक्षित ) । 

बिन्दु से सीमा उत्तर- पश्चिम की ओर चलती है । जहां वह 
अनुसूची 

छावनी सीमा स्तम्भ 3 और 4 के बीच कैंट सीमा पर 

मिलती है । इस बिन्दु से सीमा छावनी सोना रेखा के साम-साथ 
(नियम 3 देखिए ) 

छावनी सीमा स्तम्भ सं . 2 और 3 से गुजरती हुई सीमा स्तम्भ 
वार्डों की सीमाएं 

सं . 1 तक उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती है । अब 
वार्ड सं . 1 : इस वार्ड की सीमा गौरा बाजार मुख्य 

छावनी सीमा स्तम्भ से . 1 से यह कोलार नदी से होकर 
मार्ग और रेतघाट के जंक्शन के निकट रेतघाट पर पुलिया 

छावनी सीमा रेखा की ओर जाती है । उसके बाद कान्हन 
की दाहिनी दीवार से प्रारंभ होती है । इसके पश्चात् रेतघाट 

से होकर चलती है । और कन्हन नदी के मध्य में रेतघाट या 
सड़क के दक्षिणी किनारे के साथ -साथ उत्तर पूर्व दिशा में 

वार्ड सं0 1 की सीमा पर मिलती है । अब इस बिन्दु से सीमा रेतघाट 
सर्वे सं . 141 की पश्चिमी सीमा सड़क के अंत तक चलती 

रोड और कन्हन नदी के नजदीक तक वार्ड सं . 1 की सीमा रेखा 
है । इस बिन्दु से इस वार्ड की सीमा कन्हन नदी के मध्य तक 

के साथ -साथ चलती है । अब यह सीमा रेखा रेतघाट के 
उत्तर दिशा में पलती है । इस बिन्दु से वार्ड की सीमा 800 

साथ - साथ चलती हुई गोरा बाजार रोड और रेतघाट रोग 

की क्रासिंग पर अपनी आरंभिक बिन्दु पर पहुंचती है । 
भीटर तक दक्षिण-पूर्व की ओर मुड़ जाती है । उसके पश्चात् 
जी . एल . प्रार . सर्वे सं . 196 की पश्चिमी सीमा के 

वार्ड सं0 3 : इस वार्ड की सीमा गैरिसन गुरूद्वारा के 
मध्य में अन्त में दक्षिण पश्चिम की ओर चलती निकट माल रोड और गफ रोड के जंक्शन से प्रारम्भ 
है । सीमा इस बिन्दु से सर्वे सं . 134 तक दक्षिण पश्चिम होती है और माल रोड तथा मंदिर रोड के क्रासिंग तक माल 
दिशा की मोर चलती है । अब इस बिन्द, से इस वार्ड की रोड के साथ -साथ चलती हुई दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ती 
सीमा गोरा बाजार मुख्य सड़क के दाहिने किनारे के है । इस बिन्दु से सीमा रेखा मंदिर रोड के पश्चिम किनारे 
साथ- साथ चलती हुई बाजार सीमा स्तम्भ सं० 14 तक के साथ साथ चलती हुई उस बिन्दु तक दक्षिण की ओर 
दक्षिण पश्चिमी सीमा में घलती है । अब इस बिन्दु से सीमा 

मुड़ती है जहां यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलती है । इस 
बाजार सीमा स्तम्भ सं . 10 तक गोरा बाजार सीमा के वार्ड से वार्ड की सीमा रेखा बागडु नाला पुल तक राष्ट्रीय 
साथ-साथ पश्चिमी तरफ चलती है । इसके पश्चात् यह राजमार्ग के साथ -साथ चलती हुई दक्षिण पश्चिम की ओर चलती 
सीमा रेखा गोरा बाजार द्वितीय स्ट्रीट के दाहिने किनारे 

है । इस बिन्दु से सीमा छावनी सीमा स्तम्भ सं० 9 तक बगडरा 
के साथ - साथ चलती है । जहां रेखा जी एल आर सर्वे नाला के उत्तरी किनारे के साथ -साथ चलती है । अब इस 
सं . गृह सं . 136/ 72 के निकट गोरा बाजार कास सड़क बिन्दु से इस वार्ड की सीमा स्तम्भ सं० 8 से 14 को होकर 
और द्वितीय स्ट्रीट के जंक्शन पर मिलती है । इस बिन्दु 

सीमा स्तम्भ सं० 3 और स्तम्भ सं० 4 के बीच बिन्द तक छायनी 
से सीमा गोरा बाजार मुख्य सड़क और गोरा बाजार कास सीमा के साथ -साथ उसर की ओर चलती है । अब इस विन्दु 
सड़क के जंक्शन तक उत्तर पूर्व दिशा में चलती है । उसके से मः सं 41 के दक्षिणी अन्त तक दक्षिणी पूर्व की और चलती है 
पश्चात् गोरा बाजार मुख्य सड़क पार कर गोरा बाजार इस विन्द में सर्वे सं० 5 तक पूर्वी दिशा में चलती है । 
मुख्य सड़क के पूर्वी किनारे पर मिलती है । पुनः पूर्वी 

इस बिन्दु मे सीमा मैगजीन रोड और छिंदवाडा रोड क्रासिंग 
किनारे से पश्चिमी दिशा में चलती है । जहां सीमा अपनी 

नक उस बिन्दु से जहां गफ रोड छिंदवाडा रोड से मिलती है, तक 
प्रारंभिक बिन्दु रेतघाट सडक और गोरा बाजार उत्तर पूर्व की ओर चलती है । इस बिन्दु से सीमा माल 
मुख्य सड़क के जंक्शन पर मिलती है । 

रोड और गफ रोड की क्रासिंग तक गफ रोड के उत्तरी किनारे 


- 


- 


- -- ::.. - - - 


- 


- - - - 


- - 


- - -- 


[ भाग 11 - - खंड 4 ] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 25, 1997/ कातिक 3, 1919 

169 
- - - ---- - - - - - - - - 

- -- :: - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - 
के साथ - साथ उत्तर -पूर्व की ओर चलती है जो इस वार्ड की की ओर चलती है । इस बिन्दु से इस वार्ड की सीमा 
प्रारंभिक बिन्दु है । 

सर्वे सं० 310 के दक्षिण पश्चिम कोने तक रोड़ के साथ 

साथ उत्तर पश्चिम की ओर चलती है । इस बिन्दु से यारखेड़ा 
वार्ड सं0 4 : इस वार्ड की सीमा गुरुद्वारा के पास 

रोड के साथ- साथ दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है और 
माल रोड और गोरा बाजार क्रास रोड के जंक्शन 

सर्वे सं० 294 के दक्षिण पूर्व कोने पर राष्ट्रीय 
के निकट बंगला सं० 25 के दक्षिण पश्चिम कोने से प्रारंभ 

राजमार्ग पर मिलती है । अब इस बिन्दु से बागदुरा नाला 
होती है और गोरा बाजार भास रोड के दाहिने किनारे 

पर छावनी सीमा तक दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है 
के साथ-साथ चलती हुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलती 

फिर इस बिन्दु से सर्वे सं० 221 के दक्षिण पश्चिम कोने 
है । यह गोरा बाजार की दूसरी गली में मिलती है । उसके 

तक बागदुरा नाला के साथ - साथ उत्तर पश्चिम की ओर 
बाद दाहिने मुड़ जाती है और बाजार सीमा स्तम्भ सं० 10 

चलती है । इस बिन्दु से सीमा यारखेड़ा रोड़ तथा क्रास 
के निकट दूसरी गली के दाहिने किनारे से होकर चलती है । 

रोड़ तक उत्तर पश्चिम की ओर चलती है । अब इस बिन्दु 
अब इस बिन्दु से सीमा वार्ड सं० 1 की ओर बाजार सीमा 

से वह सीमा क्रास रोड़ के साथ -साथ कास रोड़ के 
के साथ- साथ पूर्व दिशा की ओर चलती है तथा 

अन्त तक जो इस वार्ड की मारभिक बिन्दु है उत्तर दिशा 
बाजार सीमा स्तम्भ 14 के निकट गोरा बाजार मुख्य रोड पर 

की ओर चलती है । 
मिलती है और गोरा बाजार मुख्य रोड के दाहिने किनारे 
मुड़ती है और उसके साथ -साथ चलती है तथा पुनः सर्वे 

वार्ड सं० 6 :-- - इस वार्ड की सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग 
सं० 163 के टिप पर मिलती है अब यहां से सर्वे सं० 163 पर की पुलिया से प्रारम्भ होती है । सर्वे सं० 305 के 
की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ चलती हुई वार्ड सं० 1 से उत्तर पश्चिम कोने तक राष्ट्रीय राजमार्ग के दाहिने किनारे 
अगल -बगल से चलती है और सर्वे सं० 196 की पश्चिमी से होकर ज. ती है । फिर राष्ट्रीय राजमार्ग पार करती है । 
सीमा के मध्य में मिलती है । अब इस बिन्दु से इस वार्ड यारखेड़ा सड़क के दाहिने किनारे के साथ- साथ गुजरती है 
की सीमा सर्वे सं० 196 की पश्चिमी सीमा के साथ - साथ और सर्वे सं० 308 के दक्षिण पूर्व कोने पर मिलती है । 
चलती है तथा कन्हन नदी के मध्य में छावनी की सीमा भब इस बिन्दु से इस वार्ड की सीमा यारखेड़ा रोड़ 
पर मिलती है । अब फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ती है के साथ- साथ दक्षिणी किनारे पर चलती है और पुनः सर्वे 
और नदी के मध्य से चलती हुई वार्ड सं0 5 की सीमा सं० 337 (पिपरी नाका ) के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर 
पर मिलती है तथा सर्वे सं० 196 की पूर्वी सीमा पर मिलती मिलती है । पुनः राष्ट्रीय राजमार्ग के दाहिने किनारे के साथ -साथ 
है । मम इस बिन्दु से यह सीमा बंगला सं० 53, 56 तथा चलती हुई कान्हन नदी के पुल के मध्य में मिलती है । अब 
58 की पूर्वी सीमा के साथ- साथ चलती है और फिर सर्वे यहां से यह सीमा रेखा नदी की मध्य रेखा के साथ- साथ 
सं4231 के दक्षिण पूर्व कोने के निकट यारखेड़ा रोड पर दाहिने ओर मुड़ जाती है और छावनी सीमा स्तम्भ सं० 
मिलने के लिए सीधी चलती है । अब पुनः यारखेड़ा रोड 22 पर मिलती है इसके पश्चात् सीमा रेखा दाहिनी ओर 
पार करके और वार्ड सं0 5 की सीमा के साथ- साथ चलती मुड़ती है और वाछुरा नाला की उत्तरी सीमा के साथ - साथ 
हई बागदुरा नाला की उत्तरी सीमा पर मिलती है । अब चलती है । छावनी सीमा स्तम्भ सं० 21 , 20, 19 , 18, 
यह सीमा पाहिनी ओर मुड़ती है और बागदुरा नाला के 17, 16, 15, 14, 13, 12 11 और 10 से होकर 
किनारे के साथ - साथ चलती है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुजरती है और कावलरी बाजार के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 
बागदरा नाला पुल की बायीं दीवार से मिलती है । अब की पुलिया पर सर्वे सं० 302 जो इसकी प्रारंभिक बिन्दु 
इस बिन्दु से राष्ट्रीय राजमार्ग के उसरी किनारे के साथ है पर पुनः मिलती है । 
साथ मलती है जहां यह मंदिर रोड से मिलती है । उसके 

(फा० सं० 29/ 8/डब्ल्यू मार / सी/ गई/ 96/ 811/ 31 ( क्यू . 
पश्चात् यह सीमा मंदिर रोड के दाहिने किनारे के साथ 

- सी )/ 97] 
साथ चलती है और बंगला सं० 50 की दक्षिणी पपिप्लम 
कोने के निकट माल रोड के उत्तरी किनारे पर मिलती है । 

. डी . भार . मेहरा , अवर सचिव 
इसके पश्चात् यह सीमा बायीं ओर मुड़ती है और माल रोड़ 

MINISTRY OF DEFENCE 
के उत्तरी किनारे के साथ - साथ चलती है और प्रारंभिक 

New Delhi , the 9th October, 1997 
बिन्दु बंगला सं० 25 से मिलती है । 

S. R .O . 166 . - The following draft of certuin rules for regu 
lating the division of kainptee Cantonment into words for 

the purpose of holding election in the said Cantonmont and 
वार्ड सं0 5 : -- इस वार्ड की सीमा कास रोड़ के उत्तरी 

for determination of number of members to be elected from 

each ward , which the Central Government proposes to make , 
अन्त से प्रारम्भ होती है और कन्हन नदी के मध्य तक 

in exercise of the powors conferred by clauses ( a ) and ( b ) of 
सर्वे सं० 199 तथा 198 की सीमा के साथ -साथ चलती Section 31 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , and 

in superşession of the Kamptce Cantonment (Division into 
है । अब कन्हन नदी के मध्य से होकर कन्हन नदी पर बने 

wards ) rules , 1976 published with the notification of tho 

Government of India , in the Ministry of Defence No. S .R .O . 
पुल पूरब की ओर मुड़ती है । अब इस बिन्दु से इस वार्ड 

226 dated 11th September , 1976 is hereby published , as required 
की रेखा उस बिन्दु तक जहां यह यारखेड़ा रोड़ से मिलती by tho said section for the information of all persons likely 

to be affected thereby and notice is hereby given that the 
है वहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ - साथ दक्षिण पश्चिम 

guid draft will be taken into consideration by the Central 


170 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 25 , 1997 /KARTIKA 3, 1919 [PART II - SEC . 4 ) 
S = - = - = - = - = = = - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - --- - - -- = = - - - - - - - - - - - 
Government on or after the Sixtieth day from the date of again running Westernly direction through the Eastern edg . 
publication of this notification in the Official Gazette . 

to meet the starting point where the junction of Sandghat 

Road and Gora Bazar Main Road. 
Any objections or suggestions which may be received from 
any person through the General Officer Commanding-in 

Ward No. 2 - The Boundary of inig Ward starts from 
Chief, Southern Command , Punc , with respect of the above junction of Gora Bazar Main Road and Sandghat Road , near 
mentioned draft, before the said Sixtieth day, will be consi 

Kalimuta Temple , and run South -Easternly dircction along 
dered by the Central Government. 

the Southern edge of the Gora Bazar Main Road upto tho 
Old Muttan Ştall and turn right to the Gora Bazar Cross 

Road and running along the right edge of the Gora Bazar 
DRAFT RULES 

Cross Road upto the Mall Road and Cross the Mall Road 

and running along the right edge of the Gaugh Road to 
1 . Short title and commencement.- - ( 1 ) These rules may 

meet the samo at Chindwara Road 
be called the kampteo Cantonmont ( Division isto Wards ) 

passing through the 

Boundary of Bungalow No. 21 ( Sy. No. 89 ) . The Boundary 
Rules, 1997 . 

of this ward runs Westernly along the Northern edgo ( right 

edge ) of Chindwaja Road 
(2 ) They shall come into force at once. 

upto the Junction of Magzine 

Road and Chindwara Road . From this point, the Boundary 
2 . Division of Cantonment into Wards - For the purpose 

of this ward run Southernly upto the tip of Sy. No. 51. 
of holding elections to tho Cantonment Board , Kamptee , the 

From this point Boundary of this ward run Westerly upto 
Cantonment shall be divided into the following wards, 

the Southern end of Sy. No . 41. From this point, the Boun 
namely :-- - 

dary runy North -Westernly , where it meets Cantonment 

Boundary between Cantonment Boundary Pillar No. 3 and 
Waid No , I 

4 . From this point the Boundary of this ward runs North 

Westernly direction along the Cantonment Boundary line 
Ward No , II 

upto Cantonment Board Pillar No , 1 passing Cantonment 
Ward No. III 

Boundary Pillar No. 2 and 3. From Cantonment Boundary 

Pillar No . 1 it runs through the Cantonmont Boundary lino 
Ward No . IV 

through Kolar River and then Kanhan River, running and 
Ward No. V 

mcet the Boundary of Ward No. 1 near Sandghat in the 

Centre of the Kanhan River. From this point the Boundary 
Ward No . VI 

run along the Boundary of Ward No. 1 upto the Sandghat 
3 . Boundaries of Wards The boundaries of each of the 

road and near Kanhan River and run along the San Sandghat 

Road urto the crossing of Gora Bazar Main Road and 
wards mentioned in rule 2 shall be as specified in the 

Sandghat Road which is the starting point of this ward . 
Schedule annexed to these rules. 
4 . Number of members to be elected - The number of 

Ward No . 3 — The Boundary of this ward starts from the 
members to be elected from cach of the wards shall be as 

junction of Mall Road and Gaugh Road noar Garrison Guru 
specified below - - 

uwara and runs South - Easternly along the Mall koad upto 
the crossing of Mall Road and Templo Road . From this 

point, the ward boundary turus Southernly along the Western 
Ward No. Members o be elected 

odge of Templo Road upto point, where it meets National 
Highway. From this point the Boundary at this ward nuns 

South -Westernly along the National Highway upto Eastern 
Ward No . I 

edge of Bridgo over. Bagdura Nallab . From this point tho 
Ward No . II 

Boundary runs along the Norther edge of Bagdura Nallaby 

upto Cantonment Boundary Pillar No, 9 . From this point , 
Ward No . III 

tho Boundary of this ward runs Northernly along tho Can 
Ward No . [V 

tonment Boundary upto a point botween Cantonment Boup 

dary Pillar No . 3 and 4 passing through Pillar No . 8 to 4 . 
Ward No. V 

From this point the Boundary runs South - Easternly upto the 
Ward No. VI 1 (Reserved for Scheduled 

Southern end of Sy . No , 41. From this point the Boundary 
Cantes candidates ) 

runs in Eastern direction upto Tip of Sy. No. 51. From 

this point, tho Boundary runs North -Easternly upto the Cross 
SCHEDULE 

ing Magzinc Road and Chindwara Roud . From this point 

the boundary runs casternly along the Chindwara Road upto 
( Soo Rulo 3 ) 

the point where Gaugh Road meets Chindwara Road . From 

this point the boundary runs North - Easternly along Northern 
BOUNDARIES OF THE WARDS 

edge of Gaugh Rond upto the crossing of Mall Road and 

Gaugh Road which is starting point of this ward . 
Ward No. 1 - Tho Boundary of this ward start from the 
right wing wall of tho culvert on Sandghat Road near the 

Ward No. 4 - Tho Boundary of this ward starts from South 
junction of Gora Bazar Main Road and Sandghat Road and 

West Corner of Bunglow No, 25 near the Junction of Mall 
running towards North -Easternly direction along tho right 

Road and Gora Bazar Cross Road and running North 
odge of the Sandghat Road upto tho end of the Road on 

Easternly direction along right edge of Gora Bazar Cross 
Western Boundary of Sy . No, 141. From this point the Roud and to meet at the Second Street the Gora Bazar and 
Boundary of this ward runo North direction upto the centre tuning right and running through the right-edge of the 
of the Kanhan Rivor , From this point the Boundary of Second Strect near Bazar Boundary Pillar No. 10 . From 
this ward turns South -Easternly direction upto 800 Mtro and this point, the Boundary runs Easternly direction along the 
thereafter turning towards South - Westernly direction ending Gora Bazar Boundary of Ward No . 1 and meet the Gora 
at the centre of Westoro Boundary of GLR Sy . No . 196 . Bazar Main Road near Bazar Boundary Pilar No . 14 and 
The Boundary from this point run South -Westernly upto turing and run along the right-edge of Gora Bazar Mein 
the tip of Sy . No. 134. From this point the Boundary of Road and again to run to meet the tip of Sy . No . 163 and 
this ward runs South -Westernly direction upto Bazar Boun running side by sido of Ward No. 1 along the Southern Boun 
dory Pillar No . 14 along the right edge of the Gora Bazar dury of Sy. No . 163 to meet the middle of Western Boundary 
Main Road . From this point , the Boundary runs Westernly of Sy No. 196 . From this point, the Boundary of this Ward 
along the Gora Bazar Boundary upto Bazar Boundary Pillar 

runs along the Western Boundary of Sy . No. 196 to cot the 
No . 10 and from this point the Boundary line runs along Cantonment Boundary at the contre of the Kanhan River and 
tho right- edge of the Gora Bazar Second Street to meet the again turn right and runing through tho centro of the River 
junction of Gora Bazar Cross Road and Second Street near to meet the Boundary of Ward No . 5 and again turning 
the North -West corner of GLR Sy . No. /House No. 136 /72 . right to meet tho Eastern Boundary of Sy. No. 199 . From 
From this point, the Boundary runs North Fasternly Direc this point the Boundary runs along the Eastern Boundary of 
tion upto the junclion of Gora Bazar Main Road and Gora Bunglow No . 53 , 56 and again 58 and running straight to 
Bazar Cross Road and crossing the Gora Bazar Main Road meet the Yerkheda Road near South -East corner of Sy . 
to meet the Eastern edge of the Gora Bazár Main Road and No. 231 and again crossing the Yerkboda Road and rusning 


[ भाग II - - बंड 


] 


भारत का राजपन्न : अक्तूबर 25, 1997 / कातिक 3, 1919 


171 


along the boundary of Ward No . 5 and to moct the Northern 
Boundary J Bugdura Nallah . The boundary again turning 
right and running along the edge of Bagduru Nallab , to 
Dileet the left wing wall of the Bridge over Baydura Nalluh 
on National Highway . From this point the Boundary runs 
along the Northern edge on National Highway where it meets 
Temple Roud . Thiç Boundary then running along the righr 
side of the Temple Road to mcet it on the Northern -edye 
of Mul Road near the South West corner of Bunglow 
No. 50. The Boundary then turns left and runs along the 
Northern edge of the Mall Road to run to meet the starting 
Point near Bunglow No . 25. 


सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये जिनके उससे प्रभावित 
होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है और यह 
सचना दी जाती है कि नक्त प्रारूप नियम पर इस 
अधिसूचना के नाजान में प्रकाशन की तारीख में मार दिन 
की अवधि के मानाप्न होने के पश्चात विचार किया जायेगा , 


ऐसे किसी प्राक्षेप या सुझावों पर जो उक्त प्रारूप 
नियमों की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की 
समाप्ति के पर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे । केन्द्रीय 
सरकार विचार करेगी । साक्षेप और समाव जनरत 
आफिसर कमांडिग - न - चीफ मण्यालय संट्रल कमान लखनऊ 
छावनी को संबोधित किया जा सकेगा । 


- प्रारूप नियम 


Ward No. 5 - The Boundary of this ward starts from thc 
Northern and of Cross Road and runs Northeroly along the 
Boundary of Sy . No , 199 and 19४ upto the Centre of Kanhan 
River and turns Easternly through the centre of Kaphan River 
upto the Bridge over kanhan River . From this point the 
boundary of this ward runs South -Westernly along the 
National Highway upto the point where it meets Yerkbed 
Road . From this point the Boundary of this word runs 
North -Westernly along the road upto South -West corner of 
Sy. No . 310. From this point , the Boundary turn South 
Westernly along the Yerkheda Road and meets National 
Highway Road at the South -East corner of Sy . No. 294. 
From this point the Boundary runs South -Westerly upto 
Cantonment Boundary Over Bagdura Nallah . From this 
point, the Boundary runs North -Westernly along the Bagduro 
Nallah upto South -Wost corner of Sy . No. 221. From this 
point the Boundary runs North -Westernly upto crossing of 
Yerkhoda Road and Cross Road . From this point the 
boundary runs in Northern direction along the cross road 
upto end of the road which is tho starting point of 
this ward . 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का 
संक्षिप्त नाम फैजाबाद छावनी ( वाडौं में विभाजन ) नियम , 
1997 है । 

2. छावनी का बाडों में विभाजन : - - 


छावनी बोर्ड के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये फैजाबाद 
छावनी को निम्नलिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा : 
अर्थात : 


Ward No . 6 — The Boundary of this Ward Starts from the 
Culvert on National Highway running through the right edge 
of the National Highway upto the North -West corner of Sy. 
No. 305 and again crossing the National Highway and passing 
along the right edge of the Yerkhoda Road to meet the 
South- East corner of Sy . No. 308. From this point, the 
Boundary of this Ward runs on Southern edge along the Yor 
kheda Road and cross it again the National Highway ncar Sy. 
No . 337 ( Pipri Naka ) and again running along the right 
edge of the National Highway to meet it at the centro of 
Kanhan River Bridge . The Boundary then tum right and 
running along tho contre line of tho River to meot it at the 
Catonment Boundary Pillar No. 22. The Boundary line 
then turn right and running along the Northern Boundary of 
Bagdura Nallah passing through the Cantonmont Boundary 
Pillar No . 21 , 20 , 19, 18, 17 , 16, 15 , 14 , 13, 12, 
11 and 10 to meet the same at the starting point near Sy . 
No. 302 at the Culvert on National Highway ncar Cavalry 
Bazar, 
[ File No . 29 / 8 / WR / C / DE/ 96/ 811 - D ( QNC )1961 

D. R . MEHRA, Under Secy. 


वार्ड सं . I 
वार्ड सं . II. 
थाई सं . III 
वार्ड सं . IV 
वार्ड सं . v 
3. पाठों की सीमाएं :-- - 


प्रत्येक वार्ड की सीमा इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची 
में यथा विनिर्दिष्ट होगी । 

4. निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या: - - 


प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की 
संख्या निम्न प्रकार होगी : - - 


मई दिल्ली , 9 अक्टूबर , 1997 


वार्ड सं . 1 -- 1 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिये 
साई सं . II - - 1 प्रारक्षित 
वार्ड सं . III -- 1 
मार्ड सं . IV - - 1 
बार्ड सं . V --- 1 


का . नि . मा . 167.----फैजायाष छावनी में निर्वाचन 
कराने के प्रयोजन के लिये और प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित 
किये जाने वाले सदस्यों की संख्या प्रथधारित करने के लिये 
उम्त छावनी को वाडों में विभाजन को विनियमित करने 
के लिये निम्नलिखित प्रारूप नियम जिसे केन्द्रीय सरकार 
छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 
31 के खण्ड ( क ) और खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, फैजाबाद छावनी ( पाडौं 
का विभाजन ) नियम , 1954 जो का . नि . पा . सं . 257 , 
तारीख 10 - 07 - 1954 को प्रकाशित किये गये थे , को 
उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया 
गया है या करने का लोप किया गया है , अधिक्रांल करते 
हुए बनाना चाहती है । उक्त धारा की अपेक्षानसार उन 


अनुसूची 1 
( वाों की प्रस्तावित सीमा ) 

वार्ड सं . 1 
वाई सं . 1 की सीमा एम . जी . रोड और लौज 
रोड के जंक्शन से आरम्भ होती है । अम इस जंक्शन मे 
लौज रोड तथा सरदार बलदेव सिंह रोड के जंक्शन तक , 


172 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 25 , 1997 / KARTIKA 3, 1919 


[ PART II - SEC. 4 ] 


मुहम्मद उमर रोड, सरदार बलदेव सिंह रोड और पटेल 
रोड की क्रासिंग तक मुहम्मद उमर रोड के दक्षिण 
किनारे से पूर्व दिशा की ओर चलती है । अब इस क्रासिंग 
से सोमा सरदार बलदेव सिंह रोड और लौर्ण रोड जंक्शन 
तक बलदेव सिंह रोड के पश्चिमी किनारे के साथ -साथ 
यक्षिण दिशा में चलती है । इस जंक्शन से सीमा लोज 
रोड के उत्तरी किनारे पर महात्मा गांधी रोड और लौज 
रोड के जंक्शन तक पश्चिम दिशा में चलती है । इस 
जंक्शन से सीमा अपनी आरंभिक बिन्दु अर्थात सं . 32 के 
निकट बंगला महात्मा गांधी रोड , महम्मद उमर रोड के 
जंक्शन तक उत्तरी दिशा में महात्मा गांधी रोड के पूर्वी 
किनारे से चलती है । 


वार्ड सं . - 3 


सीमा लौज रोड के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ दक्षिण 
पूर्व की ओर चलती है । अब यह सीमा लौज रोड और 
सरदार बलदेव सिंह रोड के जंक्शन से सरदार बलदेव सिंह 
रोड और पटेल रोड के जंक्शन तक सरदार बलदेव सिंह 
रोड के पूर्वी किनारे के साथ -साथ उत्तर दिशा की ओर 
चलती है । इस बिन्दु से सीमा पटेल रोड के दक्षिणी 
किनारे के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां स्तम्भ सं . 10 
तथा 10 - क के बीच छावनी सीमा से पटेल रोड में 
मिलती है । दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर चलती है । इस 
बिन्दु से सीमा दक्षिण दिशा की ओर छावनी बोर्ड स्तम्भ 
सं . 10-- , 10- ख , 10 - ग , 10 - 4 से गुजरती हुई 
छावनी स्तम्भ सं . 11 तक छावनी सीमा के साथ -साथ 
चलती है । छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 11 से सीमा छावनी 
बोर्ड स्तम्भ सं . 12 से होकर गुजरती हुई छावनी सीमा 
के साथ- साथ छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 13 तक दक्षिण -पूर्व 
दिशा की ओर चलती है । छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 13 से 
छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 13- तक छावनी सीमा के साथ 
साय दक्षिण दिशा की ओर चलती है । अब छावनी 
यो स्तम्भ सं . 13 - 2 से इस वार्ड की सीमा छावनी 
सीमा के साथ - साथ छावनी सीमा बोर्ड स्तंभ सं . 16 तक 
दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलती है । छावनी बोर्ड स्तंभ सं . 16 
से छावनी बोर्ड स्तंभ सं . 16 - क तक यह दक्षिण दिशा 
की ओर मुड़ती है । छावनी बोर्ड स्तंभ सं . 16 के से 
गजरती हुई छावनी स्तंभ सं . 17 तक यह सीमा दक्षिण 
पश्चिम की ओर मुड़ती है । छावनी बोर्ड स्तंभ सं . 16- क 
से गुजरने के पश्चात् छावनी बोर्ड स्तंभ सं . 17 से यह 
सीमा के साथ- साथ छावनी बोर्ड स्तंभ सं . 18, स्तंभ 
मं . 19 से होकर छावनी बोर्ड संभ सं . 20 तक यह सीमा 
उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है । छावनी बोर्ड स्तंभ 
सं . 20 से यह सीमा छावनी बोर्ड सं . 21 तक सीधा 
महती है । छावनी बोर्ड स्तंभ सं . 21 से इस वार्स की 
सीमा छावनी स्तंभ सं . 22 से गुजरने के पश्चात् छावनी 
बोर्ड स्तंभ सं . 23 तक दक्षिण - पश्चिम दिशा में चलती 
है । छावनी बोर्ड स्तंभ सं . 23 से छावनी बोर्ड स्तंभ सं . 
24 सक पश्चिम की मोर पलती है । छावनी बोर्ड 
स्तंभ सं . 24 से इस पाई की सीमा छावनी बोर्ड स्तंभ 
सं . 25 तक उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर चलती है 
भब छावनी बोर्ड स्तंभ सं . 25 से पंत रोड के दक्षिण 
किनारे के साथ -साथ पंत रोड और एम . सी . रोड के 
जंक्शन तक इस वार्ड की सीमा पूर्वी दिशा की ओर 
चलती है । उसके पश्चात् यह सीमा एम . जी . रोड के 
षी किनारे के साथ -साथ एम . जी . रोड और लोज रोड 
के जंक्शन तक उत्तर दिशा की मोर चलती है जो इसका 
भारंभिक बिन्दु है । 


इस वार्ड की सीमा महात्मा गांधी रोड और पटेल रोड 
जंक्शन से आरंभ होती है । इस बिन्दु से इस वार्ड की 
सीमा पटेल रोड के दक्षिण किनारे से करियप्पा रोड और 
पटेल रोड के कासिंग तक पूरब की ओर पलती है । इस 
क्रासिंग से सीमा करियप्पा रोड के पश्चिमी किनारे से 
मुहमद उमर रोड और करियप्पा रोड को क्रासिंग तक 
दक्षिण दिशा की ओर चलती है । अब इस कासिंग से 
सीमा महम्मद उमर रोड के उत्तरी किनारे से महात्मा 
गांधी रोड और उमर रोड के जंक्शन तक पश्चिमी दिशा 
में चलती है । इस बिन्दु से इस वार्ड की सीमा महात्मा 
गांधी रोड और पटेल रोड के क्रासिंग तक महात्मा गांधी रोड 
के पूर्वी किनारे के साथ-साथ उत्तरी दिशा में चलती है । 


बार्ड सं . - 4 


इस वार्ड की सीमा छावनी बोई स्तम्भ सं० 36 
और छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 37 के बीच मिरन पाट से 
भारम्म होती है इस बिन्दु से इस वार्ड की सीमा पंत रोड 
और महात्मा गांधी रोस के जंक्शन तक महात्मा गांधी 
रोड के पपिचभी किनारे के साथ -साथ दक्षिण दिशा में 
चलती है इस अंक्शन से गिली-ग्रास फार्म से गुजरने के पश्चात् 
छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 25 तक सीधे चलती है । अब छावनी 
मोर्ड स्तम्भ सं० 25 से यह सीमा छावनी बोर्ड स्तम्भ 
सं० 26 तक उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सीधी चलती है । 
अब छावनी बोर्ड स्तम्भ सं . 26 से इस वार्ड की सीमा 
भाधरा नदी पार करने के पश्चात छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 
27 की तरफ उत्तरी दशा में चलती है । छावनी बोर्ड 
स्तम्म सं० 27 से बोर्ड की सीमा घाघरा नदी पार करने 
के पश्चात छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 29 तक उत्तर-पूर्वी दिशा 
में छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 28 से गजरती है । अब 
छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 29 से इस बोर्ड की सोमा उत्तरी 
विशा में छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 30 की ओर चलती है । 
छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 30 से इस वार्ड की सीमा छावनी 
बोर्ड स्तम्भ सं . 36 एवं स्तम्भ सं . 37 के बीच स्थित 


वार्ड सं . - 2 
इस वार्ड की सीमा बंगला सं . 32 के निकट 
महात्मा गांधी रोड और मुहम्मद उमर रोड के जंक्शन 
से आरम्भ होती है । इस बिन्दु से इस वार्ड की सीमा 


- No. 


[ माग II - - खंड 4 ] भारत का राजपक्ष : मासूबर 25, 1997/ कार्तिक 3, 1919 

173 
-- - - - - - - - - -- - - . . - . -- - - - - - - . : .- - - : - - - - - - - - - . - - - . - - - - - - - - - --- - -- - - : - - . - . - -- - - - -- - - - - - - 
मिरान घाट तक छावनी सोमा के साथ -साथ छावनी बोर्ड be taken into consideration after the cxpiry of a period of 
स्तम्भ सं० 31, 32 , 33, 34, 35 और 36 से गुजरती हुई 

sixty days from the date of publication of this Notification , 
पूर्वी दिशा की ओर चलती है जो इसकी आरंभिक बिन्दु है । 

Any objection and suggestion which may be received from 
any person , through the Genoral Officer Commanding- in 

Chief, Central Command, Lucknow with respect to the said 
बाई सं० 5 

draft within the period so specified , will be considered by 

the Central Goyernment. 
इस वार्ड की सीमा मिरान घाट क्षेत्र के ठीक बाहर 
छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 36 और छावनी बोर्ड स्तम्भ 

DRAFT RULES 
सं० 37 के बीच महात्मा गांधी रोड से आरम्भ होती है 1. Short titlc and cony mencement.---( 1 ) These rules may 
इस बन्दु से सीमा छावनी सीमा स्तम्भ # 37, 38 और 

be called the Faizabad Cantonment (Division into wards) 
39 से गुजरती हुई पूर्वी दिशा की ओर चलती है । अब 

Rules , 1997 . 
छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 39 तक दक्षिण पूर्व दिशा में 2. Division of Cantonment into Wards - - For the purpose 
पलती है । छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 3 से इस वार्ड की 

of holding olections to the Cantonment Boarda , tho Canto - 
सीमा छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 4 और 5 से गुजरती हुई 

ment of Faizabad shall be divided into the following Wards, 

nanely : 
दक्षिण दिशा में मुड़ती है । अब छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 

Ward No. V 
5 से सीमा छावनी बोर्ड स्तम्म मं० 7 तक दक्षिण दिशा 

Ward No. 
में चलती है । छावनी बोर्ष स्तम्भ सं0 7 से छावनी बोर्ड 

Ward No. IV 
स्तम्भ सं० 8 तक सीमा दक्षिण दिशा में मुड़ती है । 

Ward No. 
मन छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 8 से छावनी बोर्ड 

Ward No. II 
स्तम्भ सं० १ तक दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है फिर 
छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 10 तक सीधी पहुंचती है । अब 

3. Boundary of Wards.--- The boundary of auch ward shall 

be as specified in the schedule annexed to these rules. 
छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 10 से यह सीमा सरदार वलदेव 
सिंह रोड, पटेल रोड और मुहम्मद उमर रोड की क्रासिंग 

4. Number of members to be elected . - The number of 
तक पटेल रोड के उत्तरी किनारे के साथ -साथ चलती है । 

members to be elected from cach Word whall be as under : 

Ward No. 1 1 ( Reserver for Scheduled Caste Candi 
भब इस त्रासिग से इस बार्ड की सीमा मुहम्मद उमर रोड 

date ) 
तथा करियप्पा रोड के जंक्शन तक पश्चिम दिशा में चलती 

Ward No. II 1 
है इस बन्दु से सीमा उसर दिशा में मुड़ जाती है 

Ward No . III 1 
सपा करियप्पा रोर और पटेल रोड के जंक्शन तक करियप्पा 

Ward No. 1Y 1 

Ward No. V 1 
रोड के पूर्वी किनारे के साथ-साथ चलती है इस क्रामिंग 
से सीमा पटेल रोड और महात्मा गांधी रोड जंक्शन तक 

SCHEDULE 
पटेल रोर के उत्तरी किनारे के साथ- साथ पश्चिम दिशा में 
मुड़ती है । अब इस जंक्शन से सीमा उत्तर दिशा की ओर 

( Proposed Boundary of Wards ) 
मुड़ जाती है तथा अपनी आरम्भिक बिन्दु अर्थात छावनी बोर्ड 

Ward No. I 
स्तम्भ सं० 36 और छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 37 के बीच 

The Boundary of Ward No. 1 starts from the junction of 
ठीक मिरान पाट के बाहर महात्मा गांधी रोड के उत्तरी 

M . G . Road and Lodge Road . From this junction the boun 

dary runs in south -easterly direction along the southern edge 
छोर तक महात्मा गांधी रोड के पूर्वी किनारे के साथ - साथ 

of lodge Road upto the junction of Lodge Road and Sardar 
चलती है । 

Baldev Singh Road . From the junction of Lodge Road and 

Sardar Baldev Singh Road the boundary ning in northerly 
[ फा० सं० 29/ 26/ फैजाबाद/ सी /डीई/ 3221 / डी ( क्यू एंड मी )/ 97 ] 

direction along the eastern edge of Sardar Baldev Singh Road 

upto the junction of Sardtar Baldey Singh Road and Patel 
___ डी० आर० मेहरा , अवर सचिव Road. From this point the boundary runs in south -tanterly 

dircction along the southern edge of Patel Road upto tho 
New Delhi, the 9th October, 1997 

point where Patel Road mcets the Cantonment Boundary 

between Cantonment Board Pillar No. 10 and 10 / A. From 
S. R. O . 167. The following draft rules regulating division this point the Lowdary runs in southerly direction along the 
of the Cantonment Faizabad into Wards for the purpose Cantonment boundary passing through Cantonment Board 
of holding elections in the said Cantonment and the deter Pillar No . 10 / A, 10 / B, 10 / C , 10| D upto Cantonment Board 
mination of the number of member to be elected by each Pillar No. 11 . From Cantonment Board Pillar No. 11 tho 
Ward , which the Central Government proposes to make in Boundary runs in south- easterly direction along the Canton 
exercise of the powers conferred by clauses ( a ) and ( b ) of ment Board Boundary upto Cantonment Board Pillar No. 13 
Section 31 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924) , in passing through Cantonment Board Pillar No . 12 . From 
superscasion of the Faizabad Cantonment, (Division into Cantonment Poard Pilkır No. 13 the boundary runs in south 
Wards ) Rulos , 1954 , published vide number SRO 257 dated crly direction along the boundary of the Cantonment upta 
10- 7- 1954 , is hereby published as required by the said ( antonment Board Pillar No . 13 / A. From Cantonment 
Nection , for information of all persons likely to be affected Board Pillar No. 13 / A the boundary of this ward runs in 
thereby and notice is hereby given that the said draft shall south -westcrly direction along the Cantonment Boundary upto 


174 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 25 , 1997 / KARTIKA 3, 1919 


[PART 11 - SEC, 41 


Cantonment Board l illar No. 16 . From Cantonment Board 
Pillar No. 16 it turns in soutlicrn direction upto Cantonment 
Board Pillar No, 16 / A . From Cantonment Board Pillar N ) . 
16A the boundary turtis in south -westely direction upto 
Cantonment Board Fillar No. 17 , after passing through Can . 
tonment Board Pillar No. 16 / B from Cantonment Board 
Pillar No. 17 it turns in north -westerly direction along the 
boundary upto Cantonment Board Pillar No. 20 passing 
through Cantonment Board Pillar Nos . 18 and 19 . From 
Cantonment Board Pillar No. 20 the boundary turns straight 
to Cantonment Board Pillar No . 21. From Cantonment Board 
l illar No. 21 the boundary of this ward runs in south west 
crly direction upto Contonment Board Pillar No . 23 after 
passing through Cantonment Board Pillar No . 22 . From 
Cantonment Board Pillar No. 23 il runs west wards to Can 
tunmerit Board Pillar No . 24 , from Canlorintent Board Pillar 
No. 24 the houndary of this ward runs in north westerly 
direction upto Cantonment Board Pillar No. 25 . From 
Cantonment Board Tillar No. 25 the Boundary of this ward 
frie in easterly Hitection along the southern cdge of Pant 
Rond upto the junction of Pant Rond and M . G . Road and 
thereafter the boundary runs in northerly direction along the 
castern edge of M . G . Road urto the junction of MG Road 
and Lodge Road which is th starting point, 


ment Board Pillar No. 25 the houndary follows in north 
westerly direction straight to Cantonment Board Pillar No. 
26 . From Cantonment Board Pillar No . 26 the boundary 
of this ward runs towards Cantonment Board Pillar No. 27 
in northerly direction after crossing Ghaghra River. From 
Cantonment Board Pillar No. 27 the boundary of this ward 
passes through Cantonment Board Pillar No. 26 upto Can 
tonment Board Pillar No. 29 in north easterly direction after 
crossing Ghaghra River . From Cantonment Board Pilar 
No. 29 the boundary of this ward runs towards Cantonment 
Board pillar No . 30 in northerly direction . From Canton 
ment Board boundary Pillar No. 30 the boundary of this 
ward runs in casterly direction along the Cantonment boun 
dary upto Miran Ghat situated between Cantonment houn 
dary Pillar No. 36 & 37 that is the start point passing 
through Cantonment Board Pillars No. 31 , 32 , 33, 34 , 33 
and 36 


Ward No. V 


Ward No . If 


The boundary of this wärd starts from junction of Mahatma 
Gandhi Rond and Mohd . Umar Road near Bunglaki KX : 52 . 
From this points the boundary of this ward runs on the 
outhern edge of Mohd . Umar Road in casternly direction upto 
crossing of Mohd. Umar Road , Sardar Baldev Singh Road 
and Patel Road . From this crossing the boundary runs along 
the westerni edge of Sardar Baldev Singh Rond in southerly 
direction upto Sardar Baldev Singh Road and Lodge Road 
junction . From this junction the boundary runs on the 
northern edge of Lodge Rond in westerly direction upto the 
junction of Mahatma Gandhi Rond and Lodge Road . From 
this junction the boundary runs on the eastern edge of 
Mahatma Gandhi Road in northerly direction upin Starting 
points i.e. junction of Mahtma Gandhi Rond and Mohd. Umes 
Road near Hungalow No. 32 . 


The boundary of this ward starts from Mahatma Gandhi 
road in between Eintonment Board Pillar No. 36 und Can 
topment Board Pillar No. 39 juet out side of the Miran 
Ghat area . From this point the houndary rudó ensterly direc 
tion passing through Cantonment Boundary Pillor No. 37, 38 
ond 39 , From Cantonment Board Pillar No. 39 the boundary 
runs in south - easterly dirction urto Cantonmnt Board 
Aluat. No: passing through Cantonmöns board Pilar No. 1 
and 2 . From Exfithmnenit . Board pillar No. I tho woundary 
of this ward turns in suutherly direction passitg throuen 
Cantonment Board Pillar No. 4 and Fron , Cantonment 
Board Piller No. 5 boundary runs in southerly directic pro , 
Cantonment Boundary Pilar No. 7. From Cantonment Boara 
Pillar No. 7 the boundary turns in south -easterly direction 
uplo Cantonment Board Pillar No . 8 . From Cantonment 
Boarel Pillar No. the boundary rung in south westerly 
direction upto Cantonment Board Pillar No. 9 reaching 
straight to Cantonment Board Pillar No. 10 . From Canton 
ment Board Pillar No. 10 the boundary runs along the for 
thern edge of Patel road upto crossing of Sardar Baldov 
Singh road , Patel road and Mohd , Umar road . From this 
crossing the boundary of this ward runs in westerly direction 
upto the junction of Mohd Umar road and Carippa road , 
From this point the boundary turns in northorly direction 
and runs along the castern edge of Cariappa toud upto the 
junction of Cariappa road and Patel road . From this cros 
sing the boundary turns in westerly direction along the not 
thern edge of Patel road , upto Patel road and Mahatma 
Gandhi road junction . From this junction the boundary turns 
towards northern direction and runs along the eastern edge 
of Mahatma Gandhi road upto starting point ic , northem 
end of Mahatma Gandhi road just outside Miran Ghat in 
between Cantonment Board Pillar No. 36 and Cantonment 
Board Pillar No. 37 . 


Ward No. III 


The Boundary of this ward starts from Mahatma Gandhi 
Road and Patel Rond junction . From this point the boun 
dary of this ward runs on the southorn edge of Patel Road 
in cauterly direction urto crossing of Carianpa Road and 
Patel Road . From this crossing the boundary runs on the 
Western edge of Carianpa Road in southerly direction upto 
Mohd. Umar and Cariarna Road crossing. From this cross 
ing the boundary runs along the northern atre of Mohd. 
Umar Road in viesterly direction unto Mahatma Gandhi 
Road and Mohd . Umor Road junction . From this point 
the boundary of this ward runs on the eastern edge of 
Mahatma Gandhi Road in northerly direction upto crossing of 
Mahainis Gandii Road and Patel Road. 


[No. 29 /26 /WR / Faizabad CIDE 3221 |97| D ( Q & C ) ] 

D . R . MEHRA, Under Secy . 


Ward No. TV 


A 


faroft, 19 fagra , 1997 


19.97 


The boundary of this ward starts from Miran Ghat in 
between Cantonment Board boundary Pillar No. 36 and 
Cantonment Roard Pillar No. 37. From this point the boun 
dary of this ward runs along the western edce of Mahatma 
Ganchi Road in southerly direction upto Pant Road and 
Mahatma Gandhi Rond junction . From this junction the 
boundary runs struight to Cantonment Board Pillar No. 75 
after passing through Military Grass Farna . From Cantcn 


fitofa 31To 168.- T ufa , ETH 317506 
309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
HTATRU farve farfe faran ( UT Hart ) , 1960 # 3777 
मंशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : 


- - . - - 


- - 


- 


- . 


- . . 


. 


- . . 


. - . 


- 


- - - - - - - - 


- - - - 


175 
[ भाग 11 - बंध 4 ] 

भारत का गजगत : प्रश्तुबर 25. 1997/ कार्तिक 3, 1914 
- - . 

-. : .. - - . - - - 
- . 
___ 1 .( i ) इन नियमा का मंक्षिप्त नाम मामात्य भविष्य following rulcs further to amend the General 
निधि ( रक्षा मेवाएं ) संशोधन नियम , 1997 है । 

Provident Fund (Defence Services ) Rules 
(ii ) ये गजपत्र में प्रकाशन की तारीग्य में प्रवृत्त 1960 namely : 
हाँग । 

1 . (i) These rules may be caller the Gene 
2. सामान्य भविष्य निधि ( रक्षा सेवाएं ) नियम, 196 (9 ral Provident Fund (Defence Services ) Am 

endment Rules, 1997. 
( क ) नियम 12 के उपनियम ( i ) के गंड ( इ.) के 

( ii ) They shall come into force on the 
पश्चात निम्नलिखित खंड जाया जाएगा, अर्थात 

date of their publication in the Ollicial Gaz 
" ( च ) नग-भोक्ता टिकाऊ वस्तुएं उदाहरणार्थ " 

ctte . 
टी वी , वी मी आन/ वी मी पो , वाणिग 
मनीन , किंग रेंज , गीजर तथा कम्प्यटर 

2 . In the General Provident Fund ( Defence 
दरीदना । " 

Services ) Rules, 1960: -- 
( ख ) नियम 15 के उपनियम (i) के पंड ( क ) में -- 

( A ) In the rule 12 , in sub -rule ( 1 ) . after 
( का ) " वीम " शब्द के स्थान पर “ पन्द्रह " शब्द 

clause ( e ) the following clause shall 
रखा जाएगा, 

be added , namely: - - 
( ख ) उपयश ( ग ) के पश्चात निम्नलिखित 
उपद जोड़ा जाएगा , अर्थात्: - - 

" ( f) to purchase Consumer durables 

such as TV , VCRVCP, Washing 
" ( 5 ) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु उदाहरणार्थ " 
टी वा , वी सी आर वी सो पी , वांशिग 

Machines , Cooking Range . Gey 
भशीन , कलिंग रेंज , गीजर तथा कम्प्यटन 

sers and Computers ” , 
की कीमत प ग करना । " 

( B ) in rule 15 , in sub -rule ( 1 ) , in Cla 
[ मामला सं० 19( 1 )59 6/ ग्क्षा ( सिव - 2 ) रक्षा (विन ) 

use ( A ) : 
की 1997 की अ० वि० सं० 3 22/ पो ; ) ] 
वी० ए० चावडा, अलवर सचिव 

( a ) for the word twenty the word lif 

teen shall be substituted ; 
टिप्पणी : -प्रधान निया 27 अग्नुनर, 1961 के भारत 
के राजान के भाग - 2 बंड- । म भारत सरकार 

( b ) after sub- clause ( c ) . the following 
रक्षा मंत्रालय के 27 अक्तुबर , 1901 के 

sub - clause shall be added , name 
का नि आ० म० 3.31 के अनिष्ट स . 3 

ly : 
पर प्रकाशित हा है तथा बाद में उसमें निम्न 
लिखिन के द्वारा मंगोवन किया जाएगा । 

" d ) meeting the cost of consumer 

durables such as TV , VCRIVCP, 
( 1 ) रक्षा मंत्रालय का 1964 का का , नि . अ . . 2710 

Washing Machines, Cooking 
( 2 ) रक्षा मंत्रावय का 1977 का का . नि आ . 334 

range, Geysers and Computers. " 
( 3 ) रक्षा मंत्रालय का 1988 का का . नि . आ . 126 
( 4 ) रक्षा मंत्रालय का 1992 का का . नि . अ. . 139) 

[ Case No. 19 ( 1 ) 96 DICiv.II ! 
Defence ( Fin ) UO No. 322 PA of 1907 ] 


New Delhi, the 19th September, 1997 


V . A . CHAVDA , Under Secy. 


S . R. O . 168. - - In exercise of the powers NOTE : The principal rules are published 
conferred by the proviso in article 309 of the in the Gazette of India, Part II, Section IV . 
Constitution, the President hereby makes the . " dated 27th October, 1961 at page 63, vide 

2575 GI/ 97 - 2 


176 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 25 , 1997 / KARTIKA 3 , 1919 


PART ] - - SLC , 4 ] 


Government of India, Ministry of Defence 
SRO No. 331 dated 27 - 10 -61, and was sub 
scquently amended by ,- 


( ii ) Ministry of Defence SRO 334 of 

1977. 
(iii ) Ministry of Defence SRO 126 of 

1988 . 
(iv ) Ministry of Defence SRO 139 of 


(i) Ministry 

of 1964 . 


of 


Defence SRO 276 


1992 . 


Printed ly the Manager, Govt. of India Prços, Ring Road , Maya Puri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publicutions, Delhi- 110054, 1997 


